HOM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 भाद्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 705 राँची, बुधवार , 


04 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग ) 


अधिसूचना 
04 सितम्बर , 2019 


संख्या -05 / कृ ०वि ०प०-05 /2010-2171-- झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम , 2000 की 
धारा-9 के उपधारा-5(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल के 
आदेश से निम्नवर्णित अनुसूची के स्तम्भ-2 में अंकित बाजार समिति को स्तम्भ -3 में अंकित 
अवधि के लिए या इनकी निर्वाचित समिति के गठन होने तक जो भी पहले हो , विघटित करते हैं 
और उक्त धारा के अन्तर्गत अनुसूची के स्तम्भ -4 में अंकित व्यक्ति को समिति तथा समिति की 
सभी उपसमितियों के कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए विशेष पदाधिकारी के रूप में नाम निर्देशित 


करते है: 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 04 सितम्बर, 2019 


बाजार 


क्र ० 


समिति 


विघटन की तिथि 


नाम निर्देशित व्यक्ति का नाम एवं पदनाम 


का नाम 


2 


3 


4 


1 

1 


गिरिडीह 


दिनांक -07.08.2018 

से 
31.08.2018 तक 


श्रीमती विजया जाधव नारायण राव , 

( भा 0 प्र 0 से 0 ) 
अनुमण्डल पदाधिकारी , गिरिडीह 


दिनांक -01.09.2018 

से 
06.02.2019 तक 


श्री राजेश प्रजापति 
अनुमण्डल पदाधिकारी , गिरिडीह 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कार्तिक कुमार प्रभात , 
सरकार के उप सचिव । 


--------- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 705 


50 


